सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 वैशाख , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 386 राँची, शुक्रवार , 


10 मई, 2019 ( ई० ) 


वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 


अधिसूचना 
26 अप्रैल , 2019 


संख्या -03 / रा ०व ० से ० ( स्था ०) -04/ 2019-1540- व ०प०-- विभागीय अधिसूचना सं०-4294 
दिनांक 12.10.2012 को निरस्त करते हुए वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, 
झारखण्ड, राँची के अन्तर्गत राज्य वन सेवा एवं वन क्षेत्र पदाधिकारी संवर्ग के 
पदाधिकारियों के स्थानान्तरण-पदस्थापन हेतु अनुशंसा करने के लिए विभागीय स्थापना 
समिति का पुर्नगठन निम्नवत् किया जाता है: 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 10 अप्रैल , 2019 


( 1 ) 


अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/ सचिव, वन , पर्यावरण एवं 


जलवायु 


अध्यक्ष 


परिवर्तन विभाग, झारखण्ड , रांची । 


( 2 ) 


प्रधान मुख्य वन संरक्षक ,( HoFF ) 


सदस्य 


झारखण्ड, रांची। 


( 3 एवं 4) प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर ( Level16) में कार्यरत वरीयतम दो 


- 


सदस्य 


पदाधिकारी । 


( 5 ) 


विशेष सचिव , 


वन, 


पर्यावरण एवं 

जलवायु 

परिवर्तन विभाग , झारखण्ड , रांची । 


सदस्य 


( 6 ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा नामित 


सदस्य 


प्रतिनिधि । 


( 7 ) 


सम्बन्धित स्थापना के प्रभारी संयुक्त सचिव/ उप सचिव । 


सदस्य सचिव 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


रंजना बर्मन , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 386 -- 50 


